NA 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 आषाढ़ , 1944 ( श ० ) 

संख्या - 332 राँची , शुक्रवार , 22 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
21 जून , 2022 

शुद्धि पत्र 

संख्या -4 / प्रोन्नति - 03-01 / 2021 का . 

3786 - - झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि से अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 3539 दिनांक 08.06.2022 
के कंडिका -12 के क्रम संख्या - 36 में अंकित " श्री शैलेश कुमार प्रियदर्शी , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 175/20 , 
गृह जिला राँची ) , कार्यपालक पदाधिकारी , बुण्डू , राँची " के स्थान पर “ श्री शैलेश कुमार प्रियदर्शी , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक - 175/20 , गृह जिला राँची ) , सहायक निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय , नगर विकास एवं 
आवास विभाग , झारखण्ड , राँची ” पढ़ा जाय । 

अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे । 


-------- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


ब्रहमदेव मोदी , 

सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 332 - 50 


